रजिस्ट्री संडी० एल० - 33004/99 


REGD . NO . D. L -33004/99 


सत्यम्ब जमते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (iii ) 
PART II - Section 3 - Sub-section (iii ) 

- प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 33 ] 
No. 33] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 16 , 2007 /फाल्गुन 25, 1928 
___ NEW DELHI , FRIDAY , MARCH 16, 2007/PHALGUNA 25, 1928 


. . भारत परिसीमन आयोग 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2007 
आ . अ. 39( अ ). - यतः , आयोग ने मेघालय राज्य में संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपना प्रस्ताव , 
परिसीमन अधिनियम , 2002 ( 2002 का 33 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में , भारत के राजपत्र तथा मेघालय के राजपत्र, दोनों 
में , दिनांक 12 मार्च, 2007 को प्रकाशित किया है; और 

2 . यतः, श्री निधु राम हाजोंग , विधायक तथा मेघालय राज्य से परिसीमन आयोग के सह सदस्य ने अपनेदिनांक 21 - 2 - 2007 के पत्र 
द्वारा अपनी इच्छा जाहिर की है कि 54 - महेन्द्रगंज तथा 55 - सलमानपारा ( अ . ज. जा . ) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में आयोग को पहले 
प्रस्तुत किए गए उनके प्रारूप प्रस्ताव को पुनः दोहराते हुए विसम्मत टिप्पणी के रूप में माना जाए तथा प्रकाशित किया जाए; और 

3. यतः , आयोग ने सभी सम्बद्ध पहलुओं पर विचार करने के बाद, श्री निधु राम हाजोंग , विधायक का उक्त विसम्मत प्रस्ताव प्रकाशित 
करने का निर्णय लिया है , यद्यपि यह अनुबद्ध समय - सीमा के बाद प्रस्तुत किया गया था । 

... 4 . अतः, अब, परिसीमन अधिनियम , 2002 ( 2002 का 33 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में , आयोग, श्री निधु राम 
हाजोंग का विसम्मत प्रस्ताव एतद्द्वारा प्रकाशित करता है । 

___ _ 5. इस विसम्मत प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई आक्षेप या सुझाव , सचिव , परिसीमन आयोग , निर्वाचन सदन , अशोक रोड , 
नई दिल्ली- 110001 के पास 28 मार्च, 2007 को या इससे पहले पहुंच जाने चाहिएं । . . . 

विसम्मत प्रस्ताव 

दिनांक : 21 फरवरी, 2007 
सेवा में , 

अवर सचिव , 
भारत परिसीमन आयोग , 
निर्वाचन सदन , अशोक रोड , 

• नई दिल्ली -110001 

विषय : मेघालय राज्य के सम्बन्ध में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन -विसम्मत टिप्पणी के लिए प्रारूप प्रस्ताव के सम्बन्ध में । 
महोदय , 

आपके दिनांक 2 फरवरी, 2007 के पत्र सं. 282 /मेघा./ 2007 के अनुसार , मैंने मेघालय विधान सभा के लिए 54 - महेन्द्रगंज विधान सभा . 
निर्वाचन क्षेत्र के प्रस्तावित परिसीमन के सम्बन्ध में , विसम्मत टिप्पणी प्रस्तुत की थी । मैं , आपके पास पहले प्रस्तुत किया गया मेरा प्रारूप प्रस्ताव , .. 
एतद्द्वारा पुनः दोहराता हूं और चाहता हूं कि इसे विसम्मत टिप्पणी के रूप में प्रकाशित किया जाना चाहिए । 
920 Gi/ 2007 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(Part II - SEC . 3(iii)] 
मेरा सुझाव है कि तेवालिगरे जी. एस . सर्किल 54 - महेन्द्रगंज निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, इसके स्थान पर 
इसे 55 - सलमानपारा ( अ . ज. जा . ) निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए जिसकी कुल जनसंख्या महेन्द्रगंज निर्वाचन क्षेत्र की 
जनसंख्या से बहुत ही कम है ( महेन्द्रगंज की कुल जनसंख्या 39 , 521 है तथा सलमानपारा निर्वाचन क्षेत्र की कुल जनसंख्या केवल 33 ,772 है ) 
तेवालिगरे जी. एस. सर्किल के सम्मिलित करने से संभावित परिणाम यह होगा कि महेन्द्रगंज निर्वाचन क्षेत्र , जो एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र है, की 
जनसंख्या की बनावट ( प्रतिमान ) पर प्रभाव पड़ेगा । इसके अतिरिक्त , तेवालिगरे जी . एस. सर्किल 55 -- सलमानपारा से सटा हुआ भी है । 
___ अतः, मैं , आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे सुझाव पर अनुकूल रूप से विचार करें । 

आपका 

5 . / 
निधु राम हाजोंग , 

सह - सदस्य , मेघालय 
[ . 282/ 11/2007 ] 

__ आदेश से , 

शंगारा राम , सचिव 
DELIMITATION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th March , 2007 
O . N . 39 ( E ). — Whercas, thc Commission has published its proposal for the Delimitation of Parliamentary and 
Assembly Constituencies in the State of Meghalaya , in the Extraordinary issue of the Gazette of Meghalaya as well as the 
Gazette of India , both dated 12th March , 2007, in pursuance of Sub -scction ( 2 ) 01 Section 4 of the Delimitation Act, 2002 
(33 of 2002 ); and 

2 . Whereals , Sh . Nidbu Ram Hajong , MLA and Associate Member of the Delimitation Commission from the State 
ofMeghalaya, has, lide his letter dated 21- 2 -2007 , stalcd that he intended his draft proposal regarding 54 -Mchendraganj 
and 55 -Salmanpara (ST) Assembly Constituencies, submitted to the Commission earlier and reiterated to be treated as a 
Note of dissent and published ; and 

3. Whercas , the Commission after considering all relevant factors , decided to publish the said dissenting proposal 
of Sh . Nidhu Ram Hajong, MLA even though it was submitted after the stipulated time limit . 

4 . Now , therefore , in pursuance of Suh - section ( 2) of Section 9 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002 ), the 
Commission hereby publishes the dissenting proposal of Sh . Nidhu Ram Hajong . 

5. Any objections or suggestion with regard to this dissenting proposalonly should reach the Secretary , Delimitation 
Commission , Nirvachan Sadan , Ashoka Road ,New Dlehi- 110001 ou orbefore 28th March , 2017 . 

DissentNote 


: :. .. ... . To, 


The Under Secretary , 
Delimilation Commission of India , 

Date 21st February, 2007 
Nirvachan Sadian , Ashoka Road , 

New Delhi- 110001 
Subject : Delimulation of Constituencies in respect of Meghalaya State Draft Proposal for Dissent Note ---Regarding . 


Sir , 


As per your letter No . 282 / 

MEGH /2007 dated the 2nd February , 2007, I, herehy give a note of dissent with regard to 
the proposed delimitation of 54 -Mehandraganj (Genl. ) Constituency for Meghalaya Assembly . I intend that my draft 
proposal submitied 10 you earlier and rcitcratcd hereby as a notc of dissent should he published 

I suggest that 14 - Tewaligre G .S . Circle should not be included in 54 -Mahendraganj Constituency instead it should 
be included in 55 -Salmanpara (ST ) Constituency where the total population is much less than that of Mehendraganj 

Constituency . ( Toral population of Mehendraganj is 39,521 and Total population of Salınanpara Constituency is only 
: 33 ,772 ). The inclusion of Tcwaligre G . S . Circle may eventually result in affecting the population paitern ofMehendraganj 
Constituency,which is General Constituency. Moreover , the Twaligre G . S . Circle is also a conliguous of 55 -Salmanpara. 
I, therefore , request you to kindly consider my suggestion favourably . 

Yours faithfully , 

Sd / 
NIDHC RAM HAJONG , 
Associate Member, Meghalaya 
No. 282/MEGH / 2007 ] 

By Order , 
SHANGARA RAM , Secy . 


- - 


- 


Printed by the Manager, Govt . of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


